रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


a 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अप्रैल 17 , 2017/ चैत्र 27 , 1939 
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2017/ CHAITRA 27 , 1939 


सं . 1053 ] 
No. 1053 ] 


जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय 

आदेश 

नई दिल्ली, 7 अप्रैल , 2017 
का . आ . 1186( अ). —केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 के का . आ . 3187 (अ ) द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग -II , खंड 3- उप- खंड (ii ) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 20 के साथ पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम , 1986 
( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1) तथा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा उत्तराखंड राज्य 
गंगा संरक्षण , सुरक्षा तथा प्रबंधन समिति (जिसे इसके बाद उत्तराखंड गंगा समिति कहा गया है ) नामक प्राधिकरण का गठन 
करती है , जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : 

( i) मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार - अध्यक्ष , पदेन 
( ii) प्रधान सचिव/ सचिव , वित्त , उत्तराखंड सरकार – सदस्य, पदेन 
(iii ) प्रधान सचिव / सचिव , शहरी विकास , उत्तराखंड सरकार – सदस्य, पदेन 
(iv) प्रधान सचिव/ सचिव , पर्यावरण एवं वन, उत्तराखंड सरकार – सदस्य , पदेन 
(v) प्रधान सचिव / सचिव, सिंचाई, उत्तराखंड सरकार - सदस्य, पदेन 
( vi ) प्रधान सचिव/ सचिव , पेयजल , उत्तराखंड सरकार – सदस्य, पदेन 
( vii ) अध्यक्ष , उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड सरकार – सदस्य, पदेन 
( viii ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक , उत्तराखंड सरकार – सदस्य , पदेन 

( ix) कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन समूह , उत्तराखंड – सदस्य , संयोजक 
नामित सदस्य : 

( x ) डॉ. ए. ए. काजमी, प्रोफेसर, भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, रुड़की ( आई. आई. टी .- आर.) 247667 , 
( xi ) डॉ . ए. के. लोहानी , वैज्ञानिक जी राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की ( एन . आई. एच.) जल विज्ञान भवन रुड़की 

247667 , 


2569 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


( xii ) डॉ . संतोष राय , वैज्ञानिक डी , वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जिओलोजी ( डब्लू . आई. एच . जी .), 33 , जनरल 

___ महादेव सिंह रोड , देहरादून -248001 , 
( xiii) डॉ . अनिल गौतम, पीपुल साइन्स इंस्टीट्यूट ( पी. एस. आई.), देहरादून ,635, इन्दिरा नगर , देहरादून- 248006 , 
( xiv) डॉ . विशाल सिंह, सेंटर फॉर इकोलोजीकल डेवलपमेंट एंड रिसर्च ( सी .ई. डी . ए. आर.), 201/1, वसंत विहार , 

फेज - 1, देहरादून - 248006 
2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा । 
3. उत्तराखंड राज्य गंगा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग 

करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी । 
4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी । 
5. समिति दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा 
अवधि के संबंध में निर्णय ले सकती है । 

[ फा . सं . स्था .- 01/ 2016- 17/111/ एनएमसीजी ( खंड-II )] 
राजीव किशोर , कार्यकारी निदेशक ( प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 


é 


o 


☺ 


MINISTRY OF WATER RESOURCES , RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION 

ORDER 

___ New Delhi, the 7th April, 2017 
S . O . 1186 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) and (3 ) of Section 3 of the 
Environment ( Protection ), Act. 1986 (29 of 1986 ), read with the para 20 of the Notification published in the 
Gazette of India, Extraordinary , Part - II , Section- III, sub-section ( ii ) vide number S . O . 3187( E ), dated the 
7th October 2016 , the Central Government hereby constitutes an authority to be called the State Ganga 
Rejuvenation , Protection and Management Committee for the State of Uttarakhand (herein after referred to as 
State Ganga Committee for the State of Uttarakhand ), comprising of the following members , namely : 
a . Chief Secretary , Government of Uttarakhand , Chairperson , Ex -officio 

Principal Secretary /Secretary , Finance , Government of Uttarakhand , Member, Ex-officio 
Principal Secretary/Secretary, Urban Development, Government of Uttarakhand, Member , 
Ex - officio 
Principal Secretary/Secretary , Environment & Forests, Government of Uttarakhand, Member , 
Ex -officio 
Principal Secretary /Secretary , Irrigation , Government of Uttarakhand , Member , Ex-officio 
Principal Secretary / Secretary , Drinking Water, Government of Uttarakhand , Member, Ex - officio 
Chairman , Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board , Government of 
Uttarakhand ,Member, Ex -officio 

Principal Chief Conservator of Forests, Government of Uttarakhand, Member , Ex -officio 
i. Program Director, State Programme Management Group, Uttarakhand, Member - Convener 
Nominated Members : 
j. Dr. A . A . Kazmi Professor, Indian Institute Technology, Roorkee (IIT - R ) – 247667 , 

Dr. A. K . Lohani , Scientist G National Institute of Hydrology, Roorkee ( NIH), Jalvigyan Bhawan, 

Roorkee - 247667 , 
__ Dr. Santosh Rai , Scientist - D Wadia Institute of Himalayan Geology ( WIHG ), 33, General 

Mahadeo Singh Road , Dehradun – 248001, 
m . Dr. Anil Gautam , People Science Institute ( PSI), Dehradun , 635 , Indira Nagar, Dehradun – 248006 , 


☺4 


60 


= 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


n . Dr. Vishal Singh , Center for Ecological Development and Research (CEDAR ), 201/1, Vasant 

Vihar , Phase 1 Dehradun - 248006 , 
2 . The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this 

order. 
3 . The State Ganga Committee for Uttarakhand shall exercise such powers and perform such functions as 

stated in the said Notification dated the 7th October, 2016 . 
Travelling Allowance /Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by 

the rules of the State Government. 
5 . The committee may decide the procedure & frequency for holding the meetings as per the said 
Notification dated the 7th October, 2016 . 

[ F. No . Est- 01/ 2016 - 17/ 111 / NMCG ( Vol-II) ] 
RAJIV KISHORE , Executive Director (Administration ) National Mission for Clean Ganga 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 2017 
का . आ . 1187 ( अ ). केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 के का . आ . 3187 ( अ ) द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग - II , खंड 3- उप - खंड (ii ) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 20 के साथ पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 
( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उप -धारा ( 1) तथा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य 
गंगा संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबंधन समिति (जिसे इसके बाद उत्तर प्रदेश गंगा समिति कहा गया है ) नामक प्राधिकरण का गठन 
करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : 

( i) मुख्य सचिव , उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार - अध्यक्ष, पदेन 
( ii) प्रधान सचिव / सचिव , वित्त विभाग , उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार – सदस्य, पदेन 
( iii ) प्रधान सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन , उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार – सदस्य, पदेन 
( iv) प्रधान सचिव / सचिव, पर्यावरण विभाग , उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार – सदस्य, पदेन 
( v) प्रधान सचिव / सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार – सदस्य, पदेन 
( vi ) प्रधान सचिव ,सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार – सदस्य , पदेन 
( vii) प्रधान सचिव/ सचिव , शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार – सदस्य, पदेन 
( viii ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक , उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार – सदस्य , पदेन 
( ix ) अध्यक्ष , उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य , पदेन 
(x ) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम 

( xi) परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन समूह , उत्तर प्रदेश- सदस्य, संयोजक 
नामित सदस्य : 

( xii) श्रीमती प्रीति चतुर्वेदी , वैज्ञानिक एफ व एच एवं इक्वेटिक ओक्सियोलोजी प्रभाग, आई. टी . आर . सी ., लखनऊ । 
( xiii) प्रोफेसर आर. सी . वैश्य , पर्यावरणीय इंजीनियरिंग , एमएनआईटी , इलाहाबाद । 
( xiv ) डॉ. बी. डी . त्रिपाठी , समन्वयक, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रोधौगिकी केंद्र, बीएचयू , वाराणसी । 
( xv ) डॉ. सुरेश कुमार रोहिल्ला, साकेत -12-ए, फ्लेट सं. 14-ए, वैशाली अपार्टमेंट, नई- दिल्ली । 

( xvi ) श्री नीरज श्रीवास्तव (गंगा कार्यकर्ता), 7/81-नारायण दीप, एनेक्सी, तिलक नगर , कानपुर । 
2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


5 . 


उत्तर प्रदेश राज्य गंगा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी । 
नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी । 
Hafa farin 7 stare , 2016 $7 3743 frafera sfary HTĀ STAR do rifta poet i fags afh41 
तथा अवधि के संबंध में निर्णय ले सकती है । 

[ 97 . H. FAIT.-01/ 2016 - 17 / 111/ ayhef oft ( TC -II)] 
राजीव किशोर , कार्यकारी निदेशक (प्रशासन ) 

__ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 
ORDER 


New Delhi, the 7th April, 2017 


S . O . 1187 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and ( 3 ) of Section 3 of the 
Environment ( Protection ), Act . 1986 (29 of 1986 ), read with the para 20 of the notification published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part- II , Section - III , sub -section ( ii ) vide number S . 0 . 3187 ( E ), dated the 
7th October 2016 , the Central Government hereby constitutes an authority to be called the State Ganga 
Rejuvenation , Protection and Management Committee for the State of Uttar Pradesh (herein after referred to 
as State Ganga Committee for the State of Uttar Pradesh ), comprising of the following members, namely : 


a . 


Chief Secretary , Government of State of Uttar Pradesh - Chairperson , Ex - officio 


Principal Secretary /Secretary, Department of Finance, Government of State of Uttar Pradesh – 
Member , Ex -officio 


Principal Secretary , Department of Housing and Urban Planning, Government of State of Uttar 
Pradesh -Member, Ex- officio 


Principal Secretary / Secretary , Department of Environment, Government of State of Uttar Pradesh – 
Member, Ex -officio 


Principal Secretary/ Secretary , Department of Forest, Government of State of Uttar Pradesh – 
Member, Ex -officio 


Principal Secretary, Department of Irrigation and Water Resources, Government of State of Uttar 
Pradesh – Member, Ex -officio 


Principal Secretary/Secretary , Department of Urban Development, Government of State of Uttar 
Pradesh - Member , Ex -officio 


Principal Chief Conservator of Forests , Government of State of Uttar Pradesh – Member, 
Ex - officio 


Chairman , Uttar Pradesh Pollution Control Board – Member, Ex -officio 


j. 


Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam . 


k . 


Project Director, State Programme Management Group , Uttar Pradesh , Member- Convener 


Nominated Members : 


1. 


Smt. Preeti Chaturvedi, Scientist F & H and Equatic Oxyology Division , I. T . R . C ., Lucknow . 


m . 


Prof. R . C . Vaishya, Environmental Engineering , MNIT , Allahabad . 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Shri B . D . Tripathi, Coordinator Centre for Environmental Science & Technology , BHU , Varanasi. 


0 . 


Dr. Suresh Kumar Rohilla , Saket- 12 - A , Flat No. 14 - A , Vaishali Apartment, New Delhi. 


p . 


Shri Neeraj Srivastava , (Ganga Activist) 7 /81 -Narayan Deep , Annexe, Tilak Nagar, Kanpur. 


2 . 


The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this 
order. 


3 . The State Ganga Committee for Uttar Pradesh shall exercise such powers and perform such functions as 

stated in the said Notification dated the 7th October, 2016 . 


4 . Travelling Allowance /Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall be governed by 

the rules of the State Government. 


5 . The committee may decide the procedure & frequency for holding the meetings as per the said 

Notification dated the 7th October , 2016 . 


[ F. No. Est- 01/ 2016 -17/ 111/ NMCG ( Vol-II)] 


RAJIV KISHORE , Executive Director (Administration ) National Mission for Clean Ganga 


आदेश 

नई दिल्ली 7 अप्रैल , 2017 
का . आ . 1188( अ ). केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 के का . आ . 3187( अ ) द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग -II , खंड 3- उप - खंड ( ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 20 के साथ पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम , 1986 
( 1986 का 29) की धारा 3 की उप - धारा ( 1) तथा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा झारखंड राज्य गंगा 
संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबंधन समिति (जिसे इसके बाद झारखंड गंगा समिति कहा गया है) नामक प्राधिकरण का गठन करती है , 
जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : 

(i) मुख्य सचिव, झारखंड सरकार - अध्यक्ष , पदेन ; 
( ii ) अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, वित्त विभाग , झारखंड की राज्य सरकार – सदस्य , पदेन ; 
( iii ) प्रधान सचिव / सचिव , शहरी विकास एवं आवास विभाग , झारखंड की राज्य सरकार – सदस्य , पदेन ; 
( iv ) अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव , पर्यावरण एवं वन विभाग, झारखंड की राज्य सरकार- सदस्य, पदेन ; 
(v) प्रधान सचिव/ सचिव , जल संसाधन विभाग , झारखंड की राज्य सरकार – सदस्य, पदेन ; 
(vi) प्रधान सचिव/ सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखंड की राज्य सरकार – सदस्य, पदेन ; 
( vii ) अध्यक्ष, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड की राज्य सरकार – सदस्य, पदेन ; 
( viii) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जे. यू. आई. डी. सी . ओ. लिमिटेड – सदस्य, पदेन ; 
( ix ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड सरकार – सदस्य, पदेन ; 

( x) परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन समूह, झारखंड - सदस्य, संयोजक ; 
नामित सदस्य : 
( xi ) डॉ . मकरंद एम. घनग्रेकर, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनिएरिंग, भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान , 

खड़गपुर , 721302, भारत 
( xii) डॉ . चिंतालाचेरुवु मधुसूदना राव , असिस्टेंट प्रोफेसर , डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनिएरिंग , राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी 

संस्थान , जमशेदपुर, 831014, झारखंड, भारत 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii )] 


(xiii ) डॉ . आलोक सिन्हा , सेंटर ऑफ माइनिंग एनवायरनमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइन्स एंड इंजीनिएरिंग , 

इंडियन स्कूल ऑफ माइंस , धनबाद - 826004, डी . 16 टीचर्स कॉलोनी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 
( xiv ) डॉ . राम प्रसाद शर्मा, रिटायर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइन्स एंड टेक्नालजी , झारखंड की राज्य सरकार , सैक्टर - 4, 

आर. एच .-2, ब्लॉक - सी , रो हाउस , नेशनल गेम , हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एन. जी . एच. सी .), होतवार , 

रांची- 835217 , 
2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा । 
3. झारखंड राज्य गंगा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी 

और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी । 
4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी । 
5. समिति दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के अनुसार बैठकें आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा 
अवधि के संबंध में निर्णय ले सकती है । 

[ फा . सं. स्था .-01/ 2016-17/111 /एनएमसीजी (खंड- II)] 
राजीव किशोर , कार्यकारी निदेशक (प्रशासन ) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 


ORDER 


New Delhi, the 7th April , 2017 


S . O . 1188 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) and ( 3 ) of Section 3 of the 
Environment ( Protection), Act. 1986 ( 29 of 1986), read with the para 20 of the notification published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part- II , Section -III , sub -section (ii) vide number S .O . 3187 ( E ), dated the 
7th October 2016 , the Central Government hereby constitutes an authority to be called the State Ganga 
Rejuvenation , Protection and Management Committee for the State of Jharkhand (herein after referred to as 
State Ganga Committee for the State of Jharkhand ), comprising of the following members, namely : 


a . 


Chief Secretary , Government of Jharkhand , Chairperson , Ex -officio ; 


Addl. Chief Secretary /Principal Secretary /Secretary , Department of Finance , Government of State 
of Jharkhand - Member, Ex - officio ; 


Principal Secretary /Secretary, Urban Development & Housing Department, Government of State of 
Jharkhand -Member, Ex -officio ; 


Addl. Chief Secretary /Principal Secretary /Secretary , Department of Environment & Forest, 
Government of State of Jharkhand -Member , Ex - officio ; 


Principal Secretary /Secretary , Water Resource Department, Government of State of Jharkhand - 
Member, Ex- officio ; 


4 


Principal Secretary /Secretary, Drinking water & sanitation Department, Government of State of 
Jharkhand -Member, Ex -officio ; 


Chairman , Jharkhand State Pollution Control Board , Government of State of Jharkhand -Member, 
Ex -officio ; 


Chairman & Managing Director , JUIDCO Ltd -Member , Ex -officio 


. 


Principal Chief Conservator of Forest , Government of Jharkhand -Member, Ex -officio ; 


Project Director , State ProgrammeManagementGroup , Jharkhand ,Member -Convener . 


[ TT II - 205 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Nominated Members : 


Dr. Makarand M . Ghangrekar, Professor, Department of Civil Engineering , Indian Institute of 
Technology , Kharagpur – 721 302 . India 


Dr. Chintalacheruvu Madhusudana Rao , Assistant Professor, Department of Civil Engineering, 
National Institute of Technology Jamshedpur , Jamshedpur - 831014, Jharkhand , India 


Dr. Alok Sinha, Centre of Mining Environment, Department of Env. Science and Engg ., Indian 
School of Mines, Dhanbad - 826004 , D - 16 , Teachers Colony , Indian School of Mines 


Dr. Ram Prashad Sharma, Retired Deptt. of Science & Technology, Govt. of Jharkhand , Sector – 
4 , RH -2 , Block - C , Row House , National Game, Housing Complex (NGHC ), Hotwar, Ranchi – 835 
217 , 


The Nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of 
publication of this order. 


7 . 


The State Ganga Committee for Jharkhand shall exercise such powers and perform such 
functions as stated in the said Notification dated the 7th October, 2016 . 


8 . 


Travelling Allowance / Daily Allowance and sitting fees of the nominated members shall 
be governed by the rules of the State Government. 


9 . 


The committee may decide the procedure & frequency for holding the meetings as per 
the said Notification dated the 7th October, 2016 . 


[ F . No. Est-01/2016 - 17 / 111 / NMCG (Vol- II )] 


RAJIV KISHORE , Executive Director ( Administration ) National Mission for Clean Ganga 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .04. 19 12 :02:54 + 05 30 


